सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 कार्तिक , 1940 ( श० ) 


संख्या- 1023 राँची, गुरुवार , 


8 नवम्बर, 2018 ( ई०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
2 नवम्बर , 2018 


संख्या - 1/ पी० - 102 / 2015 खण्ड का .- 8243 -- विकास आयुक्त, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित 
श्री डी०के० तिवारी, भा .प्र. से. ( झाः1986 ) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ अध्यक्ष - सह- प्रबंध 
निदेशक , झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि0, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। 


संख्या- 1/ पी०-102/ 2015 खण्ड का .- 8244 -- सचिव (व्यय ), योजना - सह -वित्त विभाग, झारखण्ड 
के पद पर पदस्थापित श्री सतेन्द्र सिंह, भा .प्र. से. ( झाः95 ) ( अतिरिक्त प्रभार - निबंधक, चिट फंड , 
झारखण्ड ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक राज्यपाल के प्रधान सचिव , झारखण्ड के पद 
पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


2. श्री सिंह अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ सचिव ( व्यय), योजना- सह-वित्त 
विभाग, झारखण्ड, निबंधक, चिट फंड, झारखण्ड तथा मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त ( अंकेक्षण ), झारखण्ड के 
भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार , 8 नवम्बर , 2018 


संख्या - 1 / पी०- 102 / 2015 खण्ड का .- 8245 -- सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड के पद पर 
पदस्थापित श्रीमती हिमानी पाण्डे, भा . प्र . से . ( झाः1998 ) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ सचिव 
( संसाधन ), योजना- सह-वित्त विभाग, झारखण्ड के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी । 


संख्या - 1/ पी० -102/ 2015 खण्ड का .- 8246-- विशेष सचिव , योजना - सह -वित्त विभाग , झारखण्ड 
के पद पर पदस्थापित श्री प्रशान्त कुमार , भा. प्र.से . ( झाः2004 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश 
तक सचिव, वाणिज्यकर विभाग, झारखण्ड के पद पर अपने ही वेतनमान में नियुक्त एवं पदस्थापित 
किया जाता है । 

श्री कुमार अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ वाणिज्यकर आयुक्त , झारखण्ड के 
अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या - 1/ पी०-102 / 2015 खण्ड का .- 8247 -- निदेशक ,उद्योग, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित 
श्री के० रविकुमार , भा . प्र. से. ( झाः2004) ( अतिरिक्त प्रभार - प्रबंध निदेशक , JIIDCO तथा प्रबंध निदेशक, 
JIADA) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव , उद्योग विभाग, झारखण्ड के पद पर 
अपने ही वेतनमान में नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री रविकुमार अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रबंध निदेशक , झारखण्ड 
औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार ( JIADA), राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या- 1/ पी०-102/ 2015 खण्ड का .- 8248 -- विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के 
पद पर पदस्थापित श्री रमेश कुमार दुबे, भा . प्र. से. ( झाः2005 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश 
तक निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

___ श्री दुबे अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रशासक, झारखण्ड राज्य सहकारिता बैंक 
लि0, राँची तथा अपर निदेशक (प्रशासन ), रिम्स, राँची के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या- 1/ पी०- 102/ 2015 खण्ड का .- 8249 -- अपर सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं 
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री विनय कुमार राय , भा .प्र. से. ( झाः2006 ) 
को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक , पंचायती राज , झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 1/ पी० - 102 / 2015 खण्ड का .- 8250-- अपर सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार 
विभाग , झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री उदय प्रताप, भा . प्र. से . ( झाः2006 ) को स्थानान्तरित करते 
हुए अगले आदेश तक निदेशक , हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प , झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं 
पदस्थापित किया जाता है । 

श्री प्रताप अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, माटी 
कला बोर्ड, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या- 1 /पी०- 102 / 2015 खण्ड का .- 8251-- अपर सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन 
विभाग , झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री बद्रीनाथ चैबे , भा .प्र. से . ( झाः2006 ) को स्थानान्तरित करते 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार, 8 नवम्बर, 2018 


हए अगले आदेश तक अपर सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड 
के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

__ श्री चौबे अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रबंध निदेशक , राज्य खाद्य निगम , 
झारखण्ड के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। 


संख्या- 1 / पी० -102 / 2015 खण्ड का .- 8252 -- निदेशक , राज्य शहरी विकास एजेन्सी ( न् ।) 
झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री अमीत कुमार , भा . प्र. से. ( झाः2010) अगले आदेश तक अपने 
कार्यों के साथ निदेशक , स्वच्छ भारत मिशन , झारखण्ड के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। 


संख्या- 1/ पी०-102/ 2015 खण्ड का .- 8253 -- निदेशक , हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प , 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री मंजूनाथ भजन्त्री, भा .प्र. से. ( झाः2011 ) ( अतिरिक्त प्रभार 
प्रबंध निदेशक , झारक्राफ्ट, राँची) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, कृषि , 
पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 1 / पी०- 102 / 2015 खण्ड का .- 8254 -- निदेशक , खान , झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री 
जिशान कमर, भा . प्र. से . ( झाः2013 ) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ निदेशक , उद्योग, झारखण्ड 
तथा प्रबंध निदेशक , झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम , राँची (JIIDCO ) के भी 
अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। 


संख्या - 1/ पी०-102 / 2015 खण्ड का .- 8255 -- परिवहन आयुक्त, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित 
श्री फैज अक अहमद , भा . प्र. से. ( झाः2014) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रबंध निदेशक , 
झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद , राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या - 1/ पी० -102 / 2015 खण्ड का .- 8256-- विशेष सचिव , राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड के 
पद पर पदस्थापित श्री दीपांकर पांडा, झा . प्र. से . ( अतिरिक्त प्रभार-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , राज्य 
खादी ग्रामोद्योग , राँची) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रबंध निदेशक , झारक्राफ्ट , राँची के भी 
अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


ख 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 1023 -- 50 


